निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 192 ) 


30 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 20 जनवरी 2015 


सं0 07 - सू० प्रा० - 08 / 2014 - 01 

सूचना प्रावैधिकी विभाग 


संकल्प 

01 जनवरी 2015 
विषय: - सूचना प्रावैधिकी विभाग अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तहत् राज्य के 

बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के 
संबंध में । 
( Job Oriented Skill Development Training Programme for the 
unemployed youth in the state of Bihar under Skill Development 
Mission Scheme through Infromation Technology Department) 

योजना आयोग, भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि देश के विकास हेतु भविष्य में कुशल 
श्रमिक की आवश्यकता होगी, जिसके लिये सभी राज्यों को एक साथ मिलकर पहल करने की आवश्यकता है । श्रमिकों 
में कौशल के विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के द्वारा कौशल विकास की स्थापना की गई है तथा इस 
मिशन के तहत् राष्ट्रीय स्तर पर पाँच वर्षों में कुल पचास करोड़ युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में इस लायक प्रशिक्षित किया 
जाना है कि वे स्वावलम्बी हो सके तथा वे विकास कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सके । 

उक्त के आलोक में उद्देश्य यह है कि राज्य के कुल 6.25 लाख बेरोजगार युवाओं को आई०टी० प्रक्षेत्र में 
प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगारपरक बनाया जा सके । 

___ 2. उक्त योजना के तहत् पाँच वर्षों में राज्य कुल 6.25 लाख बेरोजगार युवाओं को आई0 टी0 क्षेत्र में प्रशिक्षित 
किया जायेगा, जिसमें से 3. 75 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 
( NIELIT ) के द्वारा प्रशिक्षित कराया जायेगा । जबकि शेष 2. 50 लाख के लिये अलग से योजना तैयार कर बाद में 
समर्पित की जायेगी । 

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन के दौरान निम्नांकित का अनुपालन किया जायेगा : 
• राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIELIT ) द्वारा प्रत्येक प्रमण्डल के न्यूनतम दो 

जिलों में यह प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जायेगा । 
जहाँ तक प्राईवेट संस्थाओं के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम चलाने की बात है, RFP के माध्यम 
से उन्हें चयन किया जायेगा और न्यूनतम तीन संस्थाओं की चयन की जायेगी जो बिहार के नौ प्रमण्डलों 
को Cover करेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 जनवरी 2015 


• इस संबंध में National Skill Development Corporation द्वारा MOU किया जायेगा । 

4. परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIELIT ) को 
प्रति वर्ष राशि अग्रिम के रूप में भुगतान किया जायेगा एवं उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण - पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 
ही अगले वर्ष के लिये राशि देय होगी । कुल 3.75 लाख बेरोजगार युवकों को पाँच वर्षों में प्रशिक्षण देना है , जिसके 
लिये वर्षवार राशि का आवंटन निम्नरूप में किया जायेगा : 

2014- 15 2015 - 16 2016 - 17 | 2017- 18 2018 - 19 
| 1620 .00 - 1830 . 60 2106.00 2235 . 60 2332 . 80 10125.00 
Lakh Lakh Lakh Lakh Lakh 

Lakh 


5. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIELIT ) को प्रति वर्ष जो अग्रिम की राशि उपलब्ध 
कराया जायेगा, उसका 80 % प्रशिक्षण के पूर्व दी जायेगी एवं शेष 20 % उत्तीर्णता प्राप्त प्रशिक्षणार्थी के आधार पर दी 
जायेगी । 

6. कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्नांकित शर्तों को पालन करना अनिवार्य रूप से 
आवश्यक होगा : 

I. 

भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर प्रशिक्षण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना 

प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIELIT ) के द्वारा किया जाएगा । 
II . प्रशिक्षण के विभागीय अनुश्रवण हेतु एक अनुश्रवण कमिटि गठित की जाएगी । 

7 . उक्त संकल्प को दिनांक 30 .12.2014 को मद् संख्या - 05 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की 
गयी है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय और इसकी प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त / जिलाधिकारी / 
अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

त्रिपुरारि शरण, 

सरकार के प्रधान सचिव । 
नोट: - सूचना प्रावैधिकी विभाग अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तहत् राज्य के 

बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किये जाने से संबंधित संलेख 
को इन्टरनेट पर बेवसाईट http: // gov. bih. nic. in एवं www. biharonline.gov.in के माध्यम 
से डाउन लोड किया जा सकता है । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 192 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


